342 


HARYANA GOVT GAZ., FEB . 17. 1981 (MAGHA 28, 1902 SAKA ) 


[ PARTI 


राजस्व विभाग 
युद्ध जागीर 


दिनांक 28 जनवरी , 1981 
क्रमांक 2396 - ज ( I) -80/3051.--पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य 
में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2 ( ए ) ( 1ए ) तथा 3 ( 1ए ) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों 
का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल निम्नलिखित व्यक्तियों को वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर उनके नाम के सामने दी गई 
फ़मल तथा राशि एवं सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं : 


क्रमांक 


जिला 


जागीर पाने वाले का नाम 


गांव व पता 


सहसील 


फसल /वर्ष जब से जागीर वार्षिक 
दी गई 

राशि 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


1 


, 


महाकाली 


रुपये 
अम्बाला श्री डिरटी मल , पुत्र बड़ा गांव नारायणगढ रबी , 1973 से 

150 
श्री धन राज 

खरीफ , 1979 तक 
रबी , 1980 से 

300 
2 अम्बाला श्रीमती भाग कौर, विधवा 

जगाधरी रबी , 1977 से 

150 
श्री गंडा सिंह 

खरीफ, 1979 तक 
रवी , 1980 से 

300 
क्रमांक 37 -ज ) -81 / 3055.- पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य 
में अपनाया गया है और उसमें अाज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2 ( ए ) ( ए ) तथा 3( 1ए ) के अनुसार सपि गये 
अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल निम्नलिखित व्यक्तियों को वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर उन के नाम के 
सामने दी गई फ़सल तया राशि एवं सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं : 
क्रमांक जिला जागीर पाने वाले का नाम गांव व 

तहसील फ़सल/ वर्ष जब से वार्षिक 
पता 

जागीर दी गई 

राशि 
2 3 

5 

6 


4 


7 


रुपये 


মালা 


1 


150 


श्री मलख राज , पुत्र 
श्री परमानन्द 


रबी , 1973 से 
खरीफ़ , 1979 तक 
रबी , 1980 से 


300 


सुभाष नगर अम्बाला 
५० नं ० 24, 
बलदेव नगर , 
अम्बाला शहर 
110 -ए लालकुर्ती 
बाजार, अम्बाला 
छावनी 


150 


राम सवरूप , पुत्र 
श्री गुरबख्श सिंह 


रवी , 1973 से 
खरीफ , 1979 तक 
रबी , 1980 से 


300 


- 


150 


3 


श्री नानक सिंह, पुन 

जवाहरगढ़ 

रखी , 1975 
श्री प्रात्मा सिंह 

खरीफ , 1979 तक 
रबी, 1980 से 

300 
दिनांक 29 जनवरी, 1981 
क्रमांक 2375- ज- (II) -80/3196.-- पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में 
अपनाया गया है और उसमें माज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2 (ए ) ( 1 ) तथा 3( 1 ) के अनुसार सौंपे गये 
अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री माम चन्द, पुत्र श्री भूरू मल , गांव टीकली , तहसील व जिला 
गुड़गावो , को रबी, 1975 से 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर एवं 
सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं । 

रघुनाथ जोशी, 
विशेष कार्य अधिकारी, हरियाणा सरकार , 

राजस्व विभाग । 


